than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 ज्येष्ठ, 19 37 ( श० ) 
संख्या 378 राँची, शुक्रवार 

29 मई , 2 0 15 ( ई० 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


अधिसूचना 

16 फरवरी, 2015 
1.संख्या- 2/ अं. स्था ..2 8/ 10 - 476 / रा.,.. श्री रंजीत लोहरा , झा. प्र. से., ( गृह जिला- राँची), सेवाप्राप्त 
का पदस्थापन अंचल अधिकारी , विष्णुगढ़ ( हजारीबाग) के पद पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
के लिए किया जाता है | 
___ 2 . संख्या- 2 / राज. स्था .. 10 1/ 12 - 476 रा., .. श्री विपिन कुमार दुबे , झा . प्र. से., ( गृह जिला 
गढ़वा) , सेवाप्राप्त का पदस्थापन अंचल अधिकारी, साहेबगंज सदर ( साहेबगंज ) के पद पर तत्काल प्रभाव 
से अगले आदेष तक के लिए किया जाता है । 

स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी के स्थानांतरण/ पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत 
अधिसूचनाएँ विलोपित समझे जायेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार रंजन, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 378 -.5 0 | 


